रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 24 , 2018 / श्रावण 2 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 2018/SHRAVANA 2, 1940 


सं. 250 NED 


सं . 250 ] 
No . 250 ] 


इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 जुलाई, 2018 
विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी ) प्रोत्साहन योजना की वापसी । 

फा . सं . डीपीडी -12/13/ 2017- डीपीडी - एमईआईटीवाई. जबकि , केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 5 जून , 2017 की अधिसूचना संख्या 12 (84 )/ 2017-डीपीडी के जरिए “व्यापारियों के लिए भीम 
( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) कैशबैक योजना ” नामक एक योजना अधिसूचित की है । इसका उद्देश्य इसके अंगीकरण को प्रोत्साहन देकर 
व्यापारियों के बीच भीम - यूपीआई के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा भीम - यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए लेनदेन को प्रोत्साहित करना है । 


जबकि , केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त , 2017 की 
अधिसूचना संख्या 12/13/ 2017- डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित 
किया । 


___ जबकि , केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 26 अप्रैल , 2018 की 
अधिसूचना संख्या 12/ 13/ 2017 -डीपीडी- एमईआईटीवाई के जरिए "व्यापारियों के लिए भीम कैशबैक योजना " नामक योजना को 
संशोधित किया है । 

__ और जबकि , केन्द्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है और योजना को एतद द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी रूप से 
वापस लिया गया है । 


विषय : व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना का संशोधन 


जबकि, केन्द्र सरकार ने दिनांक 5 जून , 2017 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना 
संख्या 12( 84)/ 2017 -डीपीडी के जरिए भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी) नामक एक योजना अधिसूचित की है , जिसका उद्देश्य भीम के 
मौजूदा उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहन देना है और नए उपयोगकर्ताओं को भीम प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि नए उपयोगकर्ताओं को भीम का 
प्रयोग करते हुए लेन- देन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । 


4231 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SEC . 1 ] 


जबकि , केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 14 अगस्त , 2017 की 
अधिसूचना संख्या 12/13/ 2017 -डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित 
किया । 


जबकि , केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 26 अप्रैल , 2018 की 
अधिसूचना संख्या 12/13/ 2017 -डीपीडी - एमईआईटीवाई के जरिए " व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना " नामक योजना को 
संशोधित किया है । 


और जबकि केन्द्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है । 


अब केन्द्र सरकार एतद्वारा " व्यक्तियों के लिए भीम ( भारत इंटरफेस फॉर मनी ) रेफ़रल बोनस योजना (जिसे अब व्यक्तियों के 

र नामित किया गया है) को जारी रखने और संशोधित करने ” नामक विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी 
और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 26 अप्रैल , 2018 की अधिसूचना संख्या 12/ 13/ 2017 -डीपीडी 
एमईआईटीवाई में निम्नलिखित संशोधन करती है । 


1 . अनुच्छेद 1, 2 और 3 में प्रावधानों के लिए , उपर्युक्त अनुच्छेदों में निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया गया है: 

अनुच्छेद 1. 4: डिजिटल भुगतानों के सवंर्धन में , प्रोत्साहन योजनाएं नई प्रौद्योगिकीयों , प्लैटफॉर्मों, एप्स को अपनाने के लिए 
व्यापक रूप से प्रयोग में आती हैं और यह प्रभावी भी साबित हुई है । व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैक योजना को भीम एप्प पर 
नए उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रोत्साहन देने और भीम आधारित लेनदेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है । 
योजना के उद्देश्य हैं : 


भीम एप्प को डाउनलोड , इंस्टॉल करने तथा इसे अपने बैंक खातों के साथ जोड़ने के साथ इसके प्रयोग द्वारा वित्तीय लेनदेन करने 
वाले प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाना । 


भीम एप्प का उपयोग करते हुए लेनदेनों की संख्या को बढ़ाना । 


अनुच्छेद : 2. 1 इस योजना के तहत भीम एप्प को ऑनबोर्ड करने तथा न्यूनतम दस विशिष्ट वित्तीय लेनदेन करने के लिए 
प्रोत्साहन दिया गया है । इस योजना का कार्यक्षेत्र नए भीम एप्प उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित है । योजना 4 जुलाई, 2018 से 
लागू की जाएगी और 31 मार्च, 2019 तक मान्य रहेगी । सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर किसी भी समय योजना की 

समीक्षा की जा सकती है । 
2. 3 प्रोत्साहन केवल भीम एप्प के ऐसे नये उपयोगकर्ताओं को ही दिया जाएगा जो भीम एप्प को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर उसे 

अपने बैंक खातों के साथ लिंक करेंगे और भीम एप्प के द्वारा सफलतापूर्वक 10 वित्तीय लेनदेन करेंगे । 


2. 4 प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा: 


शर्ते 


क्र . सं . भीम एप्प ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन | कुल राशि (रुपए में ) 

प्रति भीम एप्प 
प्रयोक्ता 


योजना अवधि अर्थात् 31 मार्च 2019 | 150 रुपए 
तक के दौरान डाउनलोड , इंस्टाल और 
सफलतापूर्वक दस विशिष्ट लेनदेन पूर्ण 
करने पर नए भीम एप्प प्रयोक्ता । 


न्यूनतम लेनदेन मूल्य 50 रूपए होना चाहिए । प्रोत्साहन 
का भुगतान नए भीम एप्प प्रयोक्ता को दस विशिष्ट 
लेनदेन पूर्ण करने पर केवल एक बार किया जाएगा । 
सिर्फ विशिष्ट लेनदेन ही प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे । 


3. 


पैराग्राफ 3.1 : प्रोत्साहन अर्जित करने की अर्हता : 
( क ) “ भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन ” के लिए , प्रयोक्ता को भीम एप्प डाउनलोड और इंस्टॉल तथा बैंक खाते से लिंक 

करना है और योजना अवधि के दौरान 50 रु. से अधिक या 50 रु. के मूल्य के 10 विशिष्ट वित्तीय लेनदेन को सफलतापूर्वक 
पूरा करना है। प्रोत्साहन का भुगतान योजना अवधि के दौरान सिर्फ एक बार और सिर्फ नए भीम एप्प प्रयोक्ताओं को ही 
किया जाएगा । 


[ 11 I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(a ) CRYTHIGI 
de1414 3.3 : 
( क ) योजना के लिए भीम एप्प या * 99 # से किए गए वैध अनुमोदित लेनदेनों पर ही विचार किया जाएगा । 
( ख ) “विशिष्ट लेनदेन ” से भीम एप्प प्रयोक्ता द्वारा किया गया पहला वित्तीय लेनदेन अभिप्रेत है , जो भीम/ भीम - यूपीआई 

प्रयोक्ता के साथ किया जाता है । 
( ग) लेनदेनों पर प्रोत्साहन का भुगतान उस प्रयोक्ता को किया जाएगा जो “ वैध वित्तीय लेनदेन ” को शुरू कर रहा है । 
(TT) “ a facaiet taGHT", 50 749 FT GHÊ Stretto oft BP 1,00,000 245 À FH 4T 544, arrar & Taylor 

एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में अंतरित करना । 


गोपालाकृष्णन एस , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 4th July, 2018 


Subject: Withdrawal of the BHIM (Bharat Interface for money ) Incentive Scheme for Merchants 

F .No. DPD /12 /13/2017-DPD -MeitY . — WHEREAS , the Central Government vide notification of Government 
of India , Ministry of Electronics and Information Technology No. 12 ( 84 )/2017 -DPD dated 05th June 2017 , has notified a 
Scheme namely ‘BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants’, with the objective to promote 
usage of BHIM -UPI amongst merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM -UPI 
platform . 

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India , Ministry of Electronics and 
Information Technology No 12 / 13/2017 -DPD dated 14th August 2017 , modified and extended the operation of the 
scheme till 31st March 2018 . 

WHEREAS , the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and 
Information Technology No. 12 / 13/ 2017 -DPD -MeitY dated 26th April 2018 , has modified the scheme as ‘BHIM 
Incentive Scheme for Merchants ’. 

AND WHEREAS , the Central Government has reviewed the scheme and the scheme is hereby withdrawn 
with effect from 01st July 2018 . 
Subject : Modification of BHIM Cashback scheme for Individuals 

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and 
Information Technology No. 12 (84 )/2017 - DPD dated 05th June 2017 , has notified a Scheme namely BHIM (Bharat 
Interface for Money) Referral Scheme for Individuals ’, with the objective to incentivize the existing users of BHIM and 
to bring new users on BHIM platform so as to encourage new users to do transactions using BHIM . 

WHEREAS , the Central Government vide notification of Government of India , Ministry of Electronics and 
Information Technology No 12/ 13/2017 -DPD dated 14th August 2017 , modified and extended the operation of the 
scheme till 31st March 2018 . 

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India , Ministry of Electronics and 
Information Technology No. 12 / 13 /2017 -DPD -MeitY dated 26th April 2018 , has modified the scheme as ‘BHIM 
Cashback scheme for Individuals . 

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme. 

Now , the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of 
India , Ministry of Electronics and Information Technology No. 12 /13/2017 -DPD -MeitY dated 26th April 2018 notified 
under the subject namely “ Continuation and modification of BHIM (Bharat Interface for Money) referral bonus scheme 
for individuals (Now named as BHIM Cashback scheme for Individuals)" : 

For provisions in paragraph 1, 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely: 
Paragraph 1.4 : In the promotion of digital payments , incentive schemes are widely used to promote adoption of 
the new technologies, platforms and apps and it has proven effective. The BHIM Cashback scheme for 
Individuals has been designed to encourage the onboarding of new users on the BHIM App and increase the 
usage of BHIM based transactions. The objectives of the scheme are : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


• 


Increase the number of users downloading, installing, linking BHIM App with their bank accounts and 
undertaking financial transactions using BHIM App . 
Increase in the number of transactions using BHIM App . 


Paragraph : 2 . 1 The scheme offers Incentive for Onboarding the BHIM App and undertaking minimum ten 
unique financial transactions. The scope of the scheme is new BHIM app users only. The scheme will come 
into effect from 4th July 2018 and will be valid till 31stMarch 2019 . The scheme can be reviewed anytime 
based on the Government directions. 


2.3 The incentive will be paid to the new users of the BHIM app ONLY who successfully download the BHIM 
app , links the BHIM app with their bank account/s and undertake ten successful financial transaction through 
BHIM app. 


2 .4 The incentive will be paid as per the following : 


Incentive for onboarding the BHIM 


Conditions 


Total amount ( in Rs.) 
per BHIM app user 


App 


Rs 150 


New BHIM app user on downloading , 
installing and successfully completing 
ten unique financial transactions during 
the scheme duration i.e till 31st March 
2019 . 


Minimum transaction value should be 
Rs 50 . 
The incentive will be paid only once 
per new BHIM app user who 
completes the ten unique transactions. 
Only unique transactions will be 
eligible for the incentive . 


3 . Paragraph 3.1: Qualification to earn incentives: 
(a ) For “ incentive for onboarding on BHIM app ” , the user has to download, install and link BHIM app with the 

bank account/s and successfully complete ten unique financial transactions of value equal and more than 
Rs. 50 during the scheme duration . The incentive will paid only once during the scheme period and to the 
new BHIM App users only . 


(b ) To be deleted 


Paragraph 3.3 : 


( a ) Only valid approved transactions from BHIM app or * 99 # will be considered for the scheme. 


(b ) The “ unique transaction ” is the first financial transaction originated by the BHIM App user and made to 

BHIM /BHIM -UPI users . 


(c ) Incentive on the transactions will be paid to the user who is initiating the “ valid financial transaction ” . 


(d ) “ Valid financial transaction ” : Money transfer from one bank account to another bank account of amount 

greater than or equal to Rs. 50 and less than on equal to Rs. 1,00 ,000 . 


GOPALAKRISHNAN S , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
ALOK KUMAR 

up by ALOK KUMAR 

Date : 2018.07.28 
10 :01:25 + 05 30 


